रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 101 
No. 10 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


1 . 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


( 1 ) 

( 2 ) 


सी . जी . डी . एल . अ . - 24062022-236780 


4213 GI / 2022 


CG - DL - E - 24062022-236780 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 4 

PART II—– Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 24 , 2022 / आषाढ़ 3 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 24 , 2022 / ASHADHA 3 , 1944 


रक्षा मंत्रालय 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जून , 2022 

का.नि.आ. 10 ( अ ) . – छावनी भूमि प्रशासन नियमावली , 2021 में छावनी अधिनियम , 2006 ( 2006 के 41 ) की 
धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 346 के अंतर्गत प्रभावित होने 
वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु निम्नलिखित मसौदा संशोधन को प्रकाशित करती है और ये अधिसूचना भी दी जाती 
है कि उक्त मसौदा संशोधनों पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तारीख एवं उसकी 
प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात विचार किया जायेगा ; 


, 


उक्त मसौदा संशोधन के सम्बन्ध में पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तिया सुझावों 
पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ; 


REGD . No. D. L. -33004/99 


इन मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव , यदि कोई हों , तो निदेशक ( भूमि ) , रक्षा मंत्रालय , कमरा सं . 12 ए , 
साउथ ब्लॉक , नई दिल्ली- 110011 को भेजा जा सकता है । 

मसौदा नियमावली 


इन नियमों को छावनी भूमि प्रशासन ( संशोधन ) नियमावली , 2022 कहा जाएगा । 

ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 


( 1 ) 


2 


2 . 

नामतः 


[ PART II SEC.4 ] 

नियम 39 के पश्चात छावनी भूमि प्रशासन नियमावली , 2021 , में निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


“ 39 क . श्रेणी ख -3 भूमि के अधिकारों का फ्री होल्ड में परिवर्तन . - केन्द्र सरकार , श्रेणी ख -3 भूमि के मौजूदा 
अधिकारों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए किसी भी समय नीति तैयार कर सकती है अथवा उसमें 
संशोधन कर सकती है । " 


नोट : छावनी भूमि प्रशासन नियमावली , 2021 को दिनांक 01 दिसम्बर , 2021 की अधिसूचना संख्या का नि . आ . 24 ( अ ) 
के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II में प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 


1 . 


[ फा . सं . 13011 / 02 / 2022 / रक्षा ( भूमि ) ] 
राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


New Delhi , the 24th June , 2022 

S.R.O. 10 ( E ) .— The following draft amendment , which the Central Government proposes to make 
in exercise of the powers conferred by section 346 of the Cantonments Act , 2006 ( 41 of 2006 ) in 
Cantonments Land Administration Rules , 2021 , is hereby published , as required by section 346 of the said 
Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said 
draft amendment will be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days 
from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published , are made 
available to the public ; 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft 
amendment , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government ; 


Objections or suggestions , if any , to these draft Rules may be addressed to the Director ( Lands ) , 
Ministry of Defence , Room No. 12A , South Block , New Delhi - 110011 . 

DRAFT RULES 


( 1 ) These rules may be called the Cantonment Land Administration ( Amendment ) Rules , 2022 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Cantonment Land Administration Rules , 2021 , after rule 39 , the following rule shall be 
inserted , namely : 


" 39 A. Conversion of rights on class B - 3 land into freehold . -The Central Government may any time 
formulate or amend a policy to convert existing rights on class B - 3 land into freehold . " 


Note The Cantonment Land Administration Rules , 2021 were published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 4 vide notification number S.R.O. 24 ( E ) , dated the 1st December , 2021 . 

[ F. No. 13011 / 02 / 2022 / D ( Lands ) ] 
RAKESH MITTAL , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

Digitally signed by MANOJ 


MANOJ KUMAR KUMARVERMA 
VERMA 


Date : 2022.06.24 2000.01 
+05 : 30 


